रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यपरजपते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTI - Section 3 - Sub -section (i) 

. प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


%DE 


mum 


सं . 208 ] 
No. 208 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 2, 2003 / वैशाख 12, 1925 
NEW DELHI , FRIDAY, MAY2, 2003 / VAISAKHA 12, 1925 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 मई , 2003 
सा. का .नि . 379( अ ). - जबकि केन्द्र सरकार का विचार यह है कि विस्फोटक , नामत: नाइट्रोग्लाइसीरिन अथवा अन्य कोई पदार्थ चाहे 
वह उक्त विस्फोटक का अकेलारसायन यौगिक अथवा मिश्रण हो, बहुत खतरनाक प्रकृति का है , 
* और जबकि उक्त विस्फोटक का कब्जा निषेध करना जन सुरक्षा के लिए वांछनीय है ; 

अतः अब विस्फोटक अधिनियम, 1884 ( 1884 की 4 ) की धारा 6 की उप - धारा ( 1) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विस्फोटक नियम, 1983 के फार्म 23 अथवा फार्म 40 में जारी किए गए किसी भी नये लाइसेंस के अधीन तत्काल प्रभाव 
से उक्त विस्फोटक का कब्जा निषेध करती है । 

[ सं. 2(6 )/2003-विस्फोटक ] 

अ. ए. अहमद , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF COMMERCEAND INDUSTRY 
(Department of Industrial Policy and Promotion ) 

NOTIFICATION 

___ New Delhi, the 2nd May, 2003 
G . S. R . 379 (E ). Whereas the Central Government is of the opinion that the explosive, namely , nitroglycerine or 
any other substance whether a single chemical compound or a mixture of the said explosive is so dangerousof a character , 

AND WHEREAS , it is expedient for the public safety to prohibit the possession of the said explosive; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section (1) of section 6 of the 
Explosives Act, 1884 (4 of 1884 ) , the Central Governmenthereby prohibits the possession of the said explosive under any 
new licence issued in Form 23 or Form 40 of the Explosives Rules, 1983 with immediate effect. 

No . 46 / 2003 - Expl.] 
A. E. AHMAD, Jt. Secy. 


1250 GI/ 2003 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

end Publishod by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


